REGD.No.G- 3/ DL ( N)-04/ 0009/ 2003-05 


रजिस्ट्री सं. जी -3/ डी एल ( एन ) 04/0009/ 2003-05 भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली 


राजपचा 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं . 4 ] 
No.4 ] 


दिल्ली , जून 3 - जून 9 , 2016 , बृहस्पतिवार / ज्येष्ठ 13 - ज्येष्ठ 19,1938 
DELHI, JUNE 3 — JUNE 9 , 2016 , THURSDAY /JYAISTHA 13 — JYAISTHA 19 , 1938 


[ रा.रा.रा.क्षे.दि.सं.60 ] 
[ N. C. T. D. No. 60 ] 


भाग II - I 
PARTII - I 


न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश , उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग 

की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन 
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters, reproduction of High Court Notifications 
and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


क्रम सं . 


दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली 

अधिसूचना 

दिल्ली , 1 जून , 2016 

विषय : ग्रीष्मकालीन अवकाश 2016 - प्रबंध - अधिसूचित 
सं . 272 / स्था ./ई-1 / डी एच सी . — एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित 
माननीय न्यायाधीशगण को उनके नामों के समक्ष क्रमशः दर्शायी गई अवधि हेतु आगामी ग्रीष्मकालीन अवकाश 2016 के दौरान 
अवकाशकालीन न्यायाधीशगण सहर्ष नामनिर्दिष्ट करती हैं जो मामलों की सुनवाई करेंगे जिनका तत्काल या शीघ्रता से संव्यवहार किया जाना 
अपेक्षित है : 
माननीय न्यायाधीशगण के नाम 

अवधि 
से 

तक 
माननीय न्यायाधीश श्री मनमोहन सिंह 

04-06-2016 

10-06-2016 
माननीय न्यायाधीश श्री संजीव सचदेवा 
2 . माननीय न्यायाधीश श्री सुनील गौड़ 

11-06-2016 

17-06-2016 
माननीय न्यायाधीश श्री पी . एस. तेजी 
3 . माननीय न्यायाधीश श्री जी . एस. सिस्तानी 

18-06-2016 

21-06-2016 
माननीय न्यायाधीश श्री पी . एस . तेजी 
4 . माननीय न्यायाधीश श्री सिद्वार्थ मृदुल 

22-06-2016 

24-06-2016 
माननीय न्यायाधीश श्री ए. के. पाठक 


1 . 


2970 DG/ 2016 


( 43 ) 


